शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 43 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 26 अक्टूबर 2018 - कार्तिक 4, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 4-3/2016/ 1 ( एक ).- राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12-09-2018 से 14-09-2018 ( 3 दिन ) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की 
स्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीता शांडिल्य , सचिव. 


2243 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2244 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 1 


गृह विभाग , सी - अनुभाग 

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2018 


विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2019 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ - 09-114/ गृह- सी /परीक्षा/2018. - छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ( जिनके लिये विभागों 
द्वारा विभागीय परीक्षानिर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा सोमवार , दिनांक 07 जनवरी, 2019 से सोमवार 14 जनवरी, 2019 तक रायपुर। 
बिलासपुर/ जगदलपुर ( बस्तर ) तथा अम्बिकापुर ( सरगुजा ) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 
आयुक्तों को उपलब्ध करायें. 


सोमवार , दिनांक 07-01-2019 


क्रमांक 
( 1 ) 


प्रश्न पत्र 
( 2 ) 


समय 
( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू - अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए. 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ). 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


3 . 


विधि तथा प्रक्रिया - उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया -विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ). 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र - सहकारिता (बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59 . 


प्रश्न पत्र 1 -विद्युत संबंधी विधियां - ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) . 


सोमवार , दिनांक 07-01-2019 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
भू - अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये. 


8 . 


प्रश्न पत्र - समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


60 . 


प्रश्न पत्र 2 - भू - योजना तथा विद्युत सुरक्षा- (बिना पुस्तकों के ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


2245 


मंगलवार , दिनांक 08-01-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- “ए ” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ बी ”. 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12 . 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों- सहित ) नैसर्गिक संसाधन ( खनिज साधन ) विभाग के अधिकारियों 


के लिये . 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61. 


प्रश्न पत्र 3 -विद्युत संस्थापनायें , ( बिना पुस्तकों के ) ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


मंगलवार , दिनांक 08-01-2019 


15 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू - अभिलेख 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) 
उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


18 . 


प्रश्न पत्र - समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


19 . 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया -द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 


सहित ) . 


62 . 


प्रश्न पत्र 4 - लेखा व स्थापना, ( बिना पुस्तकों के ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


67. द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा, ( पुस्तकों की सहायता से ) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 

एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


2246 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 1 


बुधवार, दिनांक 09-01-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक , राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये . 


21 . 


प्रश्न पत्र - पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


22. 


प्रश्न पत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


23. 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


24. 


प्रश्न पत्र- “व्यवहारिक शाखा ” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 


63 . 


प्रश्न पत्र 5-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के ), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये . 


68 . 


तृतीय प्रश्न पत्र - महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण ( बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक संवर्ग , 
बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


बुधवार , दिनांक 09-01-2019 


25 . 


प्रश्न पत्र - कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया , विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


27 . 


प्रश्न पत्र- “पुलिस शाखा ” ( बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 


28 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


31 . 


चौथा प्रश्न पत्र - सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के ) भाग -1, लेखा एवं भाग -2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये . 


32 . 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) , आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


64. 


प्रश्न पत्र 6 - इंशूलेशन को - आर्डिनेशन व हजाई एरिया, ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये 
(बिना पुस्तकों के ). 


69. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र - बाल संरक्षण, देखभाल , कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक 
संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के 
लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


2247 


गुरूवार , दिनांक 10-01-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


33 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों , नायब 
तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


34. 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


35 . 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा (बिना पुस्तकों के ) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


36 . 


प्रश्न पत्र - न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


37 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


38 . 


प्रश्न पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


39 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


40 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) नैसर्गिक संसाधन ( खनिज ) विभाग के अधिकारियों के लिये . 


गुरूवार , दिनांक 10-01-2019 


41. 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) , जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


42 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा 
भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


शुक्रवार , दिनांक 11-01-2019 


45 . 


प्रश्न - पत्र भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये 


46 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा भाग -1, (बिना पुस्तकों के ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


48 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


49. 


द्वितीय पत्र - छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


2248 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा (बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


65 . 


प्रश्न पत्र -पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों , 
तहसीलदारों, अधीक्षक भू - अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख , जिला कार्यालय के 
अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद 
पंचायत , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड 
अधिकारी के लिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


शुक्रवार , दिनांक 11-01-2019 


51 . 


प्रश्न पत्र भाग-2, लेखा ( पुस्तकों सहित ), सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


52 . 


प्रश्न पत्र - लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये -किसी मामले में आदेश/ प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ). 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


54. 


तृतीय प्रश्न पत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


55 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित) , डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये 


57 . 


प्रश्न पत्र तृतीय - अनु. जाति तथा आदिवासी ( अनु . जन. जाति ) विकास, जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


दिनांक 12-01-2019 , द्वितीय शनिवार एवं 13-01-2019, रविवार को शासकीय अवकाश 


सोमवार , दिनांक 14-01-2019 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


58 . 


हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/ 98 / दो - ए (3 ) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/ दो - ए ( 3 ) के पाठ्यक्रम 
के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया 
है. 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


3 . 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों , अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने 
विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित / अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


2249 


4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/ -1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः 
ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण - पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/ आयुक्तों प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण - पत्रों को गृह विभाग, सी - अनुभाग, ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/ 
जिलाध्यक्ष/ परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 14 
12-2018 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, 
उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उनका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें . 


6 . 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आनंद छाबड़ा, विशेष सचिव. 


कार्यालय , 


राजस्व विभाग 
कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/ अ -82 / 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( संख्या 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है 
कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


लैलूंगा 


0.239 


खम्हार 
प.ह.नं. 11 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , धरमजयगढ़ 
जिला - रायगढ़. 


झरन जलाशय योजना 
के डुबान हेतु भू- अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), लैलूंगा , जिला - रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2250 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/ अ-82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( संख्या 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना 

दी जाती है 
कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


* 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


लैलूंगा 


0.141 


झरन 
प.ह.नं. 12 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , धरमजयगढ़ 


झरन जलाशय योजना 
के डुबान हेतु भू - अर्जन . 


0.243 


0.162 


जिला- रायगढ़ . 


0.162 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), लैलूंगा , जिला - रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/ अ -82 / 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( संख्या 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है 
कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


लैलूंगा 


1.068 


कुपाकानी 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , धरमजयगढ़ 
जिला- रायगढ़ . 


कुपाकानी जलाशय 
योजना स्पील चैनल हेतु 


0.210 


भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), लैलूंगा , जिला - रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


2251 


रायगढ़ , दिनांक 24 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 71 / अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( संख्या 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है 
कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.187 


छातामुड़ा 
प.ह.नं. 06 


कार्यपालन अभियंता, केलो 
परियोजना सर्वेक्षण संभाग , 
रायगढ़. 


केलो परियोजना के 
टेंगापाली वितरक नहर 
के अंतर्गत छातामुड़ा एवं 
सहदेवपाली लघु नहर 


हेतु भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 28 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 74/ अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( संख्या 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है 
कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


3.053 


तिलगी 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन अभियंता, केलो 
परियोजना निर्माण संभाग लाखा 
अ.मु खरसिया, जिला- रायगढ़ 
( छ.ग. ). 


केलो परियोजना के 
अंतर्गत 

कारीछापर 
माइनर नहर निर्माण हेतु 


भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


2252 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़ , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


624 


0.024 


623/2 , 630/2 


0.012 


620/1 


0.008 


526/1 


0.008 


रायगढ़ , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


1191/3 


0.045 


1219/2 


0.016 


1101/2 


0.073 


1218 / 1 क 


0.012 


1202 


0.214 


1196/1 


0.073 


क्रमांक 22/ अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


1107/2 


0.016 


1111/2 


0.020 


1111/5 


0.093 


617/1 


0.012 


524/1 


0.028 


523 


0.045 


अनुसूची 


524/2 


0.238 


629 


0.041 


1191/2 


0.053 


619/2 


0.028 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ग्राम - गोर्रा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.668 हेक्टेयर 


526/2 


0.049 


525/4 


0.045 


1218/2 


0.041 


1113/4 


0.141 


खसरा नम्बर 


1212/2 


0.012 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


1201/3 


0.020 


( 1 ) 


1188/1 


0.190 


1110 


0.012 


635/1 


0.085 


1115/3 


0.036 


636/1 


0.008 


1112/3 


0.065 


631 


0.041 


615/2 


0.045 


1191/1 


0.008 


1189/2 


0.020 


619/1 


0.065 


634 


0.093 


613/2 


0.069 


1212/1 


0.012 


525/3 


0.016 


623/1 , 630/1 


0.049 


691/1 


0.053 


621/3 


0.141 


1218/ 3 ग 


0.049 


620/2 


0.045 


1217 


0.061 


526/3 


0.049 


1213/1 


0.278 


1191/4 


0.028 


1200 


0.061 


1218/ 1 ख 


0.089 


1107/1 


0.085 


1218/ 3 क 


0.089 


610/4 


0.008 


1189/1 


0.020 


1111/6 


0.085 


1201/4 


0.024 


615/1 


0.012 


1192/1 


0.012 


616/1 


0.012 


1112/1 


0.008 


635/2 


0.053 


1111/4 


0.008 


633 


0.089 


1218 / 3 ख 


0.048 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


2253 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


617/2 


0.068 


835/2 


0.004 


621/4 


0.012 


930 / 1 क 


0.250 


822/3 


0.004 


योग 


68 


3.668 


931/1 


0.057 


934/1 


0.194 


947/1 


0.008 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत राईतराई माइनर नहर हेतु . 


932/3 


0.081 


899/4 


0.101 


822/4 


0.004 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


824/1 


0.056 


824/5 


0.008 


896/1 


0.049 


रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018 


896/2 


0.041 


933/3 


0.081 


833/1 


0.073 


835/3 


0.061 


861 


0.012 


880/1 


0.012 


क्रमांक 23 / अ -82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


931/5 


0.069 


814 / 1 क 


0.041 


860 


0.089 


931/3 


0.036 


823/1 


0.004 


824/2 


0.020 


अनुसूची 


813/1 


0.036 


933/1 


0.073 


933/2 


0.117 


813/4 


0.057 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील- पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - गोर्रा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.896 हेक्टेयर 


836 


0.004 


862 


0.105 


875/2 


0.282 


895/1 


0.129 


खसरा नम्बर 


931/4 


0.057 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


822/2 


0.004 


( 1 ) 


863/1 


0.121 


942 


0.089 


822/1 


0.008 


823/2 


0.004 


880/5 


0.020 


824/3 


0.057 


895/3 


0.008 


858/1 


0.101 


946 


0.242 


813/2 


0.053 


823/3 


0.004 


813/3 


0.057 


824/4 


0.068 


896/4 


0.061 


859/1 


0.097 


834/4 


0.081 


858/4 


0.016 


875/1 


0.214 


896/3 


0.032 


898 


0.053 


933/4 


0.081 


894/1 


0.097 


2254 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


74/2 


0.008 


932/2 


0.113 


47 


0.012 


58/3 


0.073 


योग 


57 


3.896 


62 


0.053 


0.081 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत अमलडीहा माइनर नहर हेतु . 


290/1 
75/2 , 78/3 
98/5 , 99/5 


0.057 


0.016 


108/2 


0.036 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


109/ 2 ग 


0.065 


109/7 


0.028 


262/ 1 क 


0.036 


रायगढ़ , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


279/2 


0.028 


289 / 1 क 


0.004 


44/2 


0.041 


49 


0.012 


60/2 


0.028 


63 


0.024 


क्रमांक 33/ अ -82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


67/5 


0.004 


0.085 


68/2 , 73/2 , 97 / 2 ग 
98/1 , 99/1 

108/3 


0.061 


0.053 


109/3 


0.016 


109/8 


0.008 


अनुसूची 


262/ 1 घ 


0.024 


279/4 


0.024 


290/3 


0.165 


46 


0.032 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर / ग्राम -तिलगी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.891 हेक्टेयर 


53/1 


0.008 


61/3 


0.057 


64/1 


0.061 


74/1 


0.036 


खसरा नम्बर 


97/3 


0.024 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


98/6, 99/6 


0.057 


( 1 ) 


108/4 


0.032 


109/4 


0.008 


44/1 


0.041 


266/3 


0.069 


48 


0.032 


265/2 


0.020 


56,57 


0.016 


280/1 


0.057 


35/2 , 65 


0.004 


योग 


51 


1.891 


64/2 


0.045 


0.004 


75/1 , 78/2 
98/2, 99/2 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत तिलगी माइनर नहर हेतु. 


0.004 


108/1 


0.061 


109/ 2 ख 


0.032 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


109/5 


0.036 


266/4 


0.012 


278/2 


0.061 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


280/2 


0.024 


